निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 47 


10 अग्रहायण 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

1 दिसम्बर 2010 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-6 


या 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ० एससी o , 

बी 0 ए 0 , बी 0 एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग -1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी ० एस ० ई ० , डीप ० -इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

7-10 


पूरक 


भाग- 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


--- 


2 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


विधि विभाग 


अधिसूचनाएं 

6 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ0 232 , दिनांक 1 दिसम्बर 2010 - नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 , 1952 ) की धारा -10 की उप - धारा 
( बी ) एवं (एफ ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल , श्री सिद्धेश्वर प्रसाद , नोटरी , मोतिहारी , 
जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप संख्या 7945 जे0 , दिनांक 18 जनवरी 1979 द्वारा 
की गयी थी , नोटरी अनुज्ञप्ति के आदेश निर्गत की तिथि से निरस्त करते हुए नोटरीज अधिनियम , 1952 की धारा -4 
के अन्तर्गत नोटरियों के लिए उनके संधारित पंजी से इनका नाम हटाने का आदेश देते हैं तथा विशेष परिस्थिति में 
अभी तक इनके द्वारा किये गए कार्यों को नियमित करते है। 

( संचिका सं0 - ए./ ए.बी. - 114/81/ 4607 / जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


. 


6 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ 0 233, एस 0 ओ0 232 दिनांक 1 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है , जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( संचिका सं 0- ए./ ए.बी.- 114/ 81/ 4607/ 0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 6th October 2010 
S. O. 232 , dated 1st December 2010 — In exercise of the powers conferred under sub section (b ) and 


(f) of Section - 10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to repeal the notary 
license with effect from the date of issue of the order and to remove, the name of Sri Sidheshwar Prasad , 

Notary, Motihari, who was appointed as notary under Law Department s Notification memo no.- 7945/J dated 
18th January 1979 from the register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 and in 
special circumstances regularise the acts done by him uptill now . 


( File No.- A/ AB -114/ 81/ 4607/ J. ) 


By Order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary . 


बिहार गजट, 1 दिसम्बर 2010 


3 


22 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ0 234, दिनांक 1 दिसम्बर 2010 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -5(2 ) के द्वारा प्रदत 


शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 ( 53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 
1956 के नियम -8 के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 407 जे0, दिनांक 21 दिसम्बर 2002 
के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुशील कुमार सिन्हा जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को 


दिनांक 21 दिसम्बर 2007 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत 


करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक 

के नाम 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक पंजी 

में नाम अंकित 
होने की तिथि । 


अहर्ता 


जिस क्षेत्र में 
व्यवसाय करने के 
लिए प्राधिकृत किया 

गया है । 


अभ्युक्ति 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


21-12-02 


श्री सुशील कुमार 

सिन्हा 


अधिवक्ता 
शेखपुरा 


बी 0 ए0 
एल 0 एल0 बी 0 


सिविल कोर्ट जिला 

शेखपुरा 


( सं 0 सं0 - ए0/ नोट -3/ 2001/ 4892/ जे0 ) 
बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


22 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ 0 235 एस0 ओ0 234 दिनांक 1 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के 


प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 


भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 


( सं 0 सं 0 - ए0/ नोट0-3/ 2001/ 4892/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


The 22nd October 2010 
S. O. 235 , dated 1st December 2010 — In exercise of the powers conferred by section -5 ( 2 ) of the Notaries 
Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sushil Kumar Sinha and whose detail 
according to Notary Register is given below the Notaries appointed under section - 3 of the Notaries, Act, 1952 ( 1953 
of 1952) and sub -rule (4 ) of Rule- 8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department 

Notification No. 407/ J dated 21st December 2002 to practice as notary again for the next five years from 21st 
December 2007 . 


4 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


Name of 
Notary 


Residental/ 
professional 

address 


Qualification 


Date of which the 
name of the Notary 
has been entered 
in the Register. 

3 


Area in which 
Notary to 
practice 


Remarks 


1 


2 


4 


5 


6 


21-12-02 


Shri Sushil 
Kumar 
Sinha 


Advocate 
Shekhpura 


B.A. 
L.L.B. 


Civil Court 
Shekhpura District 


( File no .- A/ Not - 3/ 2001 / 4892/ J ) 

By order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA , Secretary . 


27 अक्तूबर 2010 
एस 0 ओ 0 236 , दिनांक दिसम्बर 2010 - नोटरीज अधिनियम, 1952 (53, 1952 ) 

1952 ) की धारा -10 की 
उप - धारा-( ए ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल श्री सूर्य नारायण कामत , अधिवक्ता , 
निर्मली, जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप विधि विभाग के अधिसूचना ज्ञाप सं0 63, दिनांक 6 जनवरी 2009 द्वारा की 
गयी थी , उनके व्यक्तिगत अनुरोध ( त्याग - पत्र ) पर , नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा -4 के अंतर्गत नोटरियों के लिए 
संधारित पंजी से इनका नाम दिनांक 19 अगस्त 2010 के प्रभाव से हटाने का आदेश देते है । 

( संचिका सं 0 - ए0/ नोट -111/ 03-5017/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


27 अक्तूबर 2010 
एस 0 ओ0 237 , एस 0 ओ0 236 दिनांक 1 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार- राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खण्ड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( संचिका सं0 - ए0/ नोट -111/03-5017/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 22nd October 2010 
S.O. 236 , dated 1st December 2010 — In exercise of the powers conferred under sub section-( a ) of 
section and 10 of the Notaries Act, 1952 ( 53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to remove the 
name of Shri Surya Narayan Kamat, Advocate , Nirmali who was appointed as Notary under Law 
Department notification memo no . 63 dated 6th January 2009 on his own request (Resignation letter) 
from the Register maintained for Notaries under section 4 of the Notaries Act, 1952 with effect from 19th 


August 2010 


( File No. - A/ Not- 111 /03/ 5017/ J .) 

By Order of the Governor of Bihar 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary . 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


5 


27 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ0 238 , दिनांक 1 दिसम्बर 2010 - नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53 , 1952 ) की धारा -5 


( 2 ) के द्वारा 


प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट , 1952 (53, 1952 ) की धारा -3 और नोटरीज रूल्स , 


1956 के नियम -8 के उप - नियम 

के उप -नियम (4 ) के अधीन विधि 


विभाग की अधिसूचना संख्या 3022 जे0 , 


दिनांक 


15 अप्रील 1982 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महेश्वर प्रसाद ठाकुर जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा 


नीचे अंकित है, को दिनांक 15 अप्रील 2010 से पुनः अगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य 
करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । 


लेख्य प्रमाणक के 


आवासीय एवं 
व्यवसायिक पता 


लेख्य प्रमाणक 
पंजी में नाम 
अंकित होने की 

तिथि । 


अहर्ता 


जिस क्षेत्र में व्यवसाय 
करने के लिए प्राधिकृत अभ्युक्ति 
किया गया है । 


नाम 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


श्री महेश्वर प्रसाद 


15-04-1982 


एम० ए ० 


सीतामढ़ी 


अधिवक्ता 
सीतामढ़ी 


ठाकुर 


एल0 एल 0 बी 0 


( सं 0 सं 0 - ए0/ ए0 बी0-115 / 82 / 5018/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र , सचिव । 


27 अक्तूबर 2010 
एस0 ओ0 239, एस 0 ओ0 238 दिनांक 1 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार - राज्यपाल के 
प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3 ) के अधीन अंग्रेजी 
भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। 


( सं 0 सं 0- ए0 / ए0 बी0-115 /82/5018/ जे0 ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
राजेन्द्र कुमार मिश्र, सचिव । 


The 22nd October 2010 


S.O. 238, dated 1st December 2010 —In exercise of the powers conferred by section- 5( 2 ) of the 
Notaries Act, 1952 (53 of 1952 ) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Maheshwar Prasad 
Thakur and whose detail according to Notary Register is given below the Notaries appointed under 
section - 3 of the Notaries , Act, 1952 ( 1953 of 1952) and sub - rule ( 4 ) of Rule - 8 of the Notaries Rules , 1956 


by the State Government in Law Department Notification No. 3022 /J dated 15th April 1982 to practice as 
notary again for the next five years from 15th April 2010 . 


6 


PER JGC, 1 fazoer 2010 


Date of which the 


Area in which 


name of the Notary 


Residental/ 
Name of Notary professional 

address 


Qualification 


Remarks 


has been entered 


Notary to 
practice 


in the Register . 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Advocate 


15-04-82 


M.A. 


Sitamadhi 


Shri Maheshwar 
Prasad Thakur 


Sitamadhi 


L.L.B. 


District 


(File no .- A /A.B.- 115 / 82 /5018 / J) 

By Order of the Governor of Bihar , 
RAJENDRA KUMAR MISHRA, Secretary . 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
faar JHC, 37–571 + 100 - Ocotto 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 1 दिसम्बर 2010 


7 


भाग-9 ( ख ) 


निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल । 


निविदा सूचना 


1 . 


- 


2 . 


3 . 


4 . 


सं ० 12406 — वर्ष 2010-2011 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल , पटना के प्रयोजनार्थ स्टेशनरी 
सामग्री / मरीजों के इलाज हेतु उपयोग होने वाले मानक एवं गैर - मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु बिहार वाणिज्य कर में निबंधित 
इच्छुक निविदादाता ( आपूर्तिकर्ता / निर्माता / प्राधिकृत विक्रेता) से निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 ( पन्द्रह) दिनों के अन्दर 
निबंधित डाक / स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है । इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के 
वेबसाईट सं०- www.prdbihar.org एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है । साथ ही साथ निविदा से 
संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्यदिवस को अधोहस्ताक्षरी के स्टेशनरी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं । 

निविदा शर्त एवं सामग्रियों की सूची : 

निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग - अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा । 
एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा । तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर 
निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा । 
तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे । निविदा दो 
खण्डों में होगा । खण्ड ( क ) स्टेशनरी सामग्री / खण्ड ( ख) मानक एवं गैर मानक प्रपत्रों की छपाई हेतु । 
निविदादाता का नाम , पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तनीकी निविदा में अंकित करना होगा । 
निविदादाता को बिहार वाणिज्यकर में निबंधित एवं अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र तकनीकी निविदा के साथ 
संलग्न करना अनिवार्य है । 
निर्माताओं के लिए उद्योग विभाग का पंजीयन पत्र एवं अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र तकनीकी 
निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । 
अगर लघु उद्योग इकाई है तो उसका अद्यतन कार्यरत रहने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है । 
प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग निविदा प्रेषित किया जायेगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से खण्ड का 
नाम अंकित रहेगा । 
प्रत्येक खण्ड के लिए अलग - अलग 10,000 / - ( दस हजार ) रुपये का एन ० एस ० सी ० /बैंक ड्राफ्ट जो 
अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पदनाम से प्रतिभूत होगा । तकनीकी निविदा में 
संलग्न करना होगा । लघु उद्योग इकाई को सरकार द्वारा देय अधिमान दिया जायेगा । 
निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा । हस्तलिखित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदा के साथ 
संलग्न अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर प्रमाणित करना होगा एवं सभी पृष्ठ पर 
निविदादाता का हस्ताक्षर आवश्यक है । 
निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं 
किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र ( मूल प्रति ) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर 
तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा । 


5 . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


। 


10 . 


8 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


11. 


निर्गत सामग्रियों की सूची के अनुसार क्रमवार इनका नाम एवं निर्माता का नाम अंकित करना अनिवार्य 


होगा । 


12. 


13. 


14. 


छपाई हेतु उद्योग विभाग में निबंधित प्रेस का प्रमाण - पत्र संलग्न करना होगा । 
आयकर में निबंधन ( पैन नम्बर) एवं अद्यतन चुकता प्रमाण पत्र । 
क्रय समिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति 
को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा । 
किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा । 
स्वीकृत दर पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं करने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को 
काली सूची में डाल दिया जायेगा । 

( ह 0 ) अस्पष्ट , 
दिनांक 

अधीक्षक । 


15. 


16. 


स्थान 


पटना 


- 


26 नवम्बर 2010 


खण्ड ( क ) स्टेशनरी सामग्रियों की सूची 


क्र ० सं ० 


सामग्रियों का नाम 


साइज 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


पैड इंक 


1 . 
2 . 


गम 
गम 


30 एम ० एल ० 
700 एम ० एल ० 
250 एम ० एल ० 
1/12 साइज 


3 . 


4 . 
5 . 
6 . 


डुप्लीकेट बुक 
बोर्ड फाइल 
ट्रीप्लीकेट बुक 


" 


" 


कैमेल ब्रान्ड / 
कैमेल ब्रान्ड / 
कैमेल ब्रान्ड / .. 
मिलन / प्रिया / , 

/ / , 

/ 
सुपरीम / कैमेल 
प्रीन्स / कंगारू 
कोरस 
कोरस 
हाथी ब्रान्ड 


1/6 साइज 
70x110 एम ० एम ० 


/ 


7 . 


8 . 


9 . 


210x330 एम ० एम ० 
210x330 एम ० एम ० 


10. 
11 . 


12. 


10 " x05 " 


13. 


10 " x05 " 


स्टाम्प पैड 
पीन 
कार्बन 503 ब्रान्ड 
कार्बन सेफायर 
खल्ली 
लिफाफा 
( ब्राउन क्राफ्ट पेपर में ) 
लिफाफा ( सफेद / पीला 
मोटा पेपर में ) 
लिफाफा बड़ा साइज में 
सफेद / पीला मोटा पेपर में 
टाइप राइटर रिबन 
कार्बन सेफायर 
डुप्लीकेट इंक 
टैग अच्छे क्वालिटी का 8 " 
स्टेनशील पेपर 
कॉपियर पेपर 


14. 


12 " x12 " 


" 


15. 
16. 
17. 


13 एम ० एम ० x10 मी ० कोरस 
डी ० एफ ० साइज 

कोरस 
बड़ा साइज 

कोरस 


" 


18. 
19. 
20 . 


50 सीट / 120 सीट 
A4 , A3 , A1 
17 " x27 " 


कोरस 
सेंचुरी 
सेंचुरी / ओरियंट / एच ० पी ० सी ० 


21 . 


सादा कागज 
डी ० एफ ० साइज 


22. 


फाइन रजिस्टर 


23. 


थीन पेपर 150 सीट 


1, 2, 4 जिस्ता 
13.5x8.5 सेमी० 
13.5x8.5 से ० मी ० 


मिलन / समकक्ष ब्रान्ड 
मिलन / प्रिया / ओरियेंट 
मिलन / प्रिया / ओरियेंट 


24. 


टाइप पेपर 


200 सीट / 400 सीट 
डुप्लीकेटिंग पेपर 


25. 


कोरस / बेलालपुर 


। 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


9 


26. 


ज्योति ब्रान्ड / समकक्ष 


. " 


27 . 
28 . 
29 . 


डी ० एफ ० रजिस्टर 
एक एवं दो जिस्ता 
कलम 
रूलिंग पेपर 
पेन स्टैण्ड - दो कलम 
चार कलम 
पेपर वेट 


फुल स्केप 


ब्लू / काला लिखोफेंको 

(लिंक / समकक्षब्रान्ड ) 
सेंचुरी / ओरियेंट / एच० पी ० सी ० 
लिंक / समकक्ष 


" 


पीन कुसन 


30 . 
31 . 
32. 
33. 
34. 
35. 


।।।।।। 


ओरपेट 
रिनोल्डस जैटर या समकक्ष 


।। 


मारकर 
केलकुलेटर 10 डिजिट 
कलम ब्लू एवं काला 
स्टेपलर मशीन 
( छोटा एवं बड़ा) 
स्टेपलर पीन 
( छोटा एवं बड़ा) 
डॉटमेट्रिक्स पेपर 
12x8x1 70gsm 


36 . 


37. 


अच्छे क्वालिटी का 


खण्ड ( ख ) विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की सूची 


क्र ० 
सं ० 


सामग्रियों का नाम 


साइज 


निर्माता का नाम 


क्वालिटी 


1 


उतम 


2 


30x19 से ० मी ० 
एक जिस्ता / 100 पेज 

30x19 से ० मी ० 
दो जिस्ता / 200 पेज 

30x19 से ० मी ० 
चार जिस्ता / 400 पेज 


सेंचुरी / ओरियंट / 

एच ० पी ० सी ० 
सेंचुरी / ओरियंट / 

एच ० पी ० सी ० 
सेंचुरी / ओरियंट / 

एच ० पी ० सी ० 


उतम 


3 


उतम 


4 


मुद्रीत रजिस्टर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मुद्रीत रजिस्टर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मुद्रीत रजिस्टर 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मुद्रीत उपस्थिति पंजी 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मुद्रीत उपस्थिति पंजी 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मुद्रीत उपस्थिति पंजी 
अस्पताल के लोगो एवं क्रमांक के साथ 
मेटरनल डेथ आम सात पृष्ट 

में 
टोंग्राम फार्म 
न्यूरो सर्जरी ई0 ई0 जी 0 मनी रसीद 


एक जिस्ता 


उतम 


5 


दो जिस्ता 


- 


उतम 


6 


चार जिस्ता 


- 


उतम 


7 


उतम 


A4 साईज 
A4 साईज 


8 


उतम 


सेंचुरी 

सेंचुरी 
सेंचुरी / ओरियंट / 

एच० पी ० सी ० 


9 


08 " x06 " 


उतम 


10 


चिकित्सकों एवं कर्मचारियों का परिचय 
पत्र ( ए टी 0 एम 0 कार्ड टाईप ) 


ए0 टी 0 एम 0 साईज 


उतम 


- 


स्थान 
दिनांक 


पटना 
26 नवम्बर 2010 


( ह 0 ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


10 


बिहार गजट , 1 दिसम्बर 2010 


सूचना 
सं ० 48 — मैं , मास्टर अभिजीत, पिता - श्री अजित कुमार, मोहल्ला - आलमगंज , पोस्ट -बिहारशरीफ, ( नालन्दा ) 
शपथ - पत्र संख्या -754, दिनांक -10 अक्तूबर 2009 द्वारा मैं अब अभिजीत सिन्हा के नाम से जाना जाऊंगा । 


अभिजीत सिन्हा । 


सूचना 
सं ० 49 — मैं , मास्टर विश्वजीत, पिता - श्री अजित कुमार, मोहल्ला - आलमगंज , पोस्ट -बिहारशरीफ, (नालन्दा ) 
शपथ - पत्र संख्या -757, दिनांक -10 अक्तूबर 2009 द्वारा मैं अब विश्वजीत सिन्हा के नाम से जाना जाऊंगा । 


विश्वजीत सिन्हा 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 37-571 + 100 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


